निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 पौष 1932 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 14 जनवरी 2011 


( सं ० पटना 5 ) 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

14 जनवरी 2011 
एस 0 ओ 0 1, दिनांक 14 जनवरी 2011 — बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम , 1948 (बिहार अधिनियम 
36/1948) की धारा -9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल पूर्व की अधिसूचना संख्या 
एस 0 ओ0 785 , दिनांक 10 सितम्बर 1987 का संशोधन करते हुए जेनेरेटर या कैपटिव पॉवर प्लान्ट से केवल स्वयं 
के इस्तेमाल हेतु उत्पादित विद्युत ऊर्जा पर विद्युत शुल्क की देयता से विमुक्ति प्रदान करते हैं । 
2. यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी । 

[ संचिका संख्या -बिक्री कर / अन्य कर -813 / 98-1-175 (अनु ०)], 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजित पुनहानी, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


। 


14 जनवरी 2011 
एस0 ओ0 2, एस0 ओ01, दिनांक 14 जनवरी 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

[ संचिका संख्या -बिक्री कर / अन्य कर -813 / 98-I- 175 ( अनु ०)], 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजित पुनहानी, 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


2 

बिहार गजट ( असाधारण), 14 जनवरी 2011 

14th January 2011 
S.O.1 , dated 14th January 2011 — In exercise of powers conferred by Section 9 of the 
Bihar Electricity Duty Act, 1948 ( Bihar Act No. 36 , 1948 ) and by amending the notification No. 
S.O. 785 , dated the 10th September, 1987 , the Governor of Bihar is pleased to exempt from 
payment of Electricity Duty on Electrical Energy Generated by Generator or Captive Plants for 
Self Consumption only . 
2. This notification shall come into force from the date of its issue. 

[File No. Bikri Kar/ Anay Kar -813 /1998-1-175 (ANU )] 
By Order of the Governor of Bihar, 

RAJIT PUNHANI, 
Commissioner- Cum - secretary, Commercial Taxes. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 5-571 + 1000 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


